रजिस्ट्री सं० -( )-72 


REGISTERED NO L (D ) . 


: 


1 


+ 11 


. . 


-AN 


६ 


Ci 


A -4मय 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of Jadia 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 

भाग II - सा 3 - उपखण d) 
PART II – Section 3 – Sub-section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


से0 271 ] 
No. 271 ) 


नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12 , 197-7/ भाषण 21, 1899 
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 1977/ SRAVANA 21 , 1899 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is plven to this part in order that it may bo filled 

as a separate compilation 


- 


- - 


- 


- 


T 


- - 


- 


- - 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 


NOTIFICATIONS 
CENTRAL EXCISES 


New Delhi, the 12th August 1977 
G . S . R . 569 ( E ) . - -In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 
8 of the Central Excise Rules, 1844, the Central Government hereby makes the 
following further amendment in the notification of the Government of India 
In the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance ) No. 53 / 72 
Central Excises, dated the 17th March, 1972, namely -- - 


In the Table annexed to the said notification , in column ( 2 ) , for the figures 

"5 .00 ", the figures "900 " shall be substituted . 


INo. 277 / 


(1617 ) 


1618 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 8 ) 


वित मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचनाए 
केन्द्रीय उत्पाव- शुल्क 

नई दिल्ली , 12 अगस्त , 1977 
सा० का०नि० 569 ( अ ) . -~-केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 
के नियम 8 के उप-नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के 
के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग ) की अधिसूचना स0 53 72 केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क , तारीख 17 मार्च, 1972 मे निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात : - - 

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी मे , स्तम्भ ( 2 ) मे " 5. 00 " अंको के स्थान पर 

" 9 . 00 " अक रखे जाएंगे । 


[ सं० 277, 77] 


G . S .R . 570 ( E ) . - - In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 
8 of Central Excise Rules , 1944 , the Central Government hereby exempts man 
made fibres and tops falling under sub - item I of Item No. 18 of the First Sche 
dule to the Central Excises and Salt Act , 1944 ( 1 of 1944 ), and made from 
undrawn wastes falling under Item No 68 of the said First Schedule , from $ 0 
much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of Rs. 450 per kilo 
gram . 

INo 278 / 77 ] 
सा० का०नि० 570 ( अ ) - - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के 
नियम 8 के उप -नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद म 0 18 की उप मद 
( 1 ) के अन्तर्गत सम्मिलित कृतिम फाइबरो और टोपो को जो उक्त प्रथम अनसूची की 
मद सं० 68 के अन्तर्गत सम्मिलित बिना कती की रही से तैयार किए गए हो , उन पर 
उवग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो 4 . 50 60 प्रति किलोग्राम से अधिक है । 

[ स० 278 77] 


G . S . R . 571 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by sub - rule 
( 1 ) of rule 8 of Central Excise Rules , 1944 , the Central Government hereby 
exempts man -made fibres and tops falling under sub - item I of Item No 18 of 
the First Schedule to the Central Excises and Salt Act , 1944 ( 1 of 1944 ) , from 
the whole of the duty of excise leviable thereon , subject to condition that such 
Abres and tops are manufactured out of drawn wastes falling under sub - item I 
or sub - item II of Item No 18 of the said First Schedule on which appropriate 
duty of excise has already been paid . 

__ [ No. 279/ 77 ] 


सा० का०नि० ( अ ). -- केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उ पाव- शुल्क नियम , 1944 के 
नियम 8 के उप -नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 
और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद मं० 18 की उप -मद 
( 1 ) के अन्तर्गत सम्मिलित कृत्रिम फाईवरो और टोपो को , उन पर उदग्रहणीय समस्त 
उत्पाद- शुल्क से इस शर्त के अधीन रहते हए, छूट देती है कि ऐसे फाईर बर और टोप, उक्त प्रथम 


भाग 1 


सं . 3 (i 


भारत का असाधारण राजपत्र 


1619 


अनसूची की मद सं0 18 की उपमद I या उपमद के अन्तर्गत सम्मिलित कती रद्दी से , जिस 
पर समुचित उत्पाद शुल्क पहले सदत्त किया जा चुका है, विनिमित किए जाते है । 

[ स० 279. 77 
G .SR . 572 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 
8 of Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts woollen 
and acrylic spun yarn falling under sub - item ( 11 ) of Item No. 18B of the First 
Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ) , other than 
worsted woollen and acrylic spun yarn , and containing non - cellulosic Abre in 
the form of wastes or in the form of fibre produced out of such wastes, from 
the whole of the duty of excise leviable thereon 

__ No. 280/ 77 ] 

A , S . SIDHU , Under Secy 
मा० का० मि . 572 ( अ ) - - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के 
नियम 8 के उप -नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18ख की 
उपमद ( ii ) के अन्तर्गत सम्मिलित ऊनी और एक्रीलिक बुने हुए मूत को , जो वसटेड ऊनी 

और एक्रीलिक बुने हुए सूत से भिन्न है, और जिम में रद्दी के रूप में अथवा ऐसी रद्दी से तैयार किए 
गए फाईबर के रूप में गैर सैल्यूलोसिक फाईबर हो , उस पर उदग्नहनीय समस्त उत्पाद शुल्क से 
छूट देती है । 

[सं० 280 77 ] 
ए० एस० सिख , अवर सचिव । 


महा प्रबन्धक , भारत सरकार मप्रणालथ , मिन्टो रांड, नई दिल्ली द्वारा 

मुद्रित तथा नियंत्रक , प्रकाशन विभाग , विल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTHD BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, 
NEW DELFI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1977 


